निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 25 


पटना, 


3 आषाढ़ 1937 ( श ० ) 
बुधवार , 

24 जून 2015 (ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-8 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

9-13 भाग - 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


, 


भाग - 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

14-14 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

28 मई 2015 
एस 0 ओ0 142 दिनांक 24 जून 2015 - नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 ( 53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली , 1956 ( यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या-4644/ जे0 , दिनांक 18.10.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री ईश्वर प्रसाद , जिनका नोटरीज पंजी के 
अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 18.10.2014 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
एवं व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 
4 

6 
श्री ईश्वर अधिवक्ता , 

बी ० एस ० सी ० नालन्दा (बिहारशरीफ ) 
प्रसाद सिविल कोर्ट , 

एल 0 एल 0 बी 0 

जिला 
बिहारशरीफ 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट ( एस ) -33/2002/3434/90 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । ( सक्षम प्राधिकार ) 


के नाम 


1 


2 


3 


5 


18.10.2004 


28 मई 2015 
एस0 ओ0 143 , एस0 ओ0 142 दिनांक 24 जून 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट ( एस ) -33/ 2002 / 3434/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार , संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार) 


The 28th May 2015 
S.O. 142 dated 24th June 2015 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ishwar Prasad and 
whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 ( AS 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


3 


Notary 


Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 4644 / J dated 18.10.2004 to 
practice as notary again for the next five year from 18.10.2014 . 
Name of Residental/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
professional name of the Notary 

which 
address has been entered in 

Notary to 
the Register . 

practice 
1 2 3 

4 

5 

6 
Shri Ishwar Advocate , 

18.10.2004 

B.Sc 

Nalanda 
Prasad Civil Court, 

L.L.B 

District 
Biharsharif 


( File no . -A/ Not ( S ) -33 / 2002/ 3434/ J ) 

By Order of the Governor of Bihar , 
MANOJKUMAR , Joint Secretary -Cum - Additional Legal 

Remembrancer, Bihar. ( Competent Authority ) 


28 मई 2015 
एस0 ओ0 144 दिनांक 24 जून 2015 - नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या-2896 / जे0 , दिनांक 14.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री ईश्वर चन्द्र सिंह , जिनका नोटरीज पंजी 
के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 14.06.2014 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप 
में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं व्यवसायिक | लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
के नाम 

में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


पता 


1 


2 


श्री ईश्वर 


बी 0 ए0 


चन्द्र सिंह 


3 4 5 

6 
अधिवक्ता, व्यवहार 14.06.2004 

भोजपुर 
न्यायालय , भोजपुर, आरा 

एल0 एल 0 बी 0 

जिला ( आरा ) 
( सं0 सं 0 - ए0/ नोट ( एस ) -90 / 2002 / 3435 / जे 0 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । ( सक्षम प्राधिकार ) 


28 मई 2015 
एस0 ओ0 145 , एस 0 ओ0 144 दिनांक 24 जून 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड 

अनुच्छेद-348 के खंड ( 3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( (सं 0 सं0 - ए0 / नोट ( एस )-90 / 2002/ 3435 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । ( सक्षम प्राधिकार ) 


4 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


The 28th May 2015 
S.O. 144 , dated 24th June 2015 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ishwar Chandra 
Singh and whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under 
section - 3 of the Notaries , Act, 1952 (1953 of 1952) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 
1956 ( As Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 2896 /J dated 
14.06.2004 to practice as notary again for the next five year from 14.06.2014 . 

Name of Residental Date of which the Qualification Area in which Remarks 
Notary professional name of the 

Notary to 
address Notary has been 

practice 
entered in the 

Register. 
1 2 3 4 

5 

6 
Shri Ishwar Advocate , 14.06.2004 

B.A 

Bhojpur ( Ara ) 
Chandra Civil Court, 

L.L.B 

District 
Singh Bhojpur, Ara 

( File no. -A/ Not ( S )-90/ 2002 / 3435/ J ) 

By Order of the Governor of Bihar , 
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -Cum- Additional Legal 

Remembrancer, Bihar. (Competent Authority ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 जून 2015 
सं0 04 / जापानी -17-01 / 2015-2780 – जापानी इनसेफलाईटीस एवं अक्यूट इनसेफलाईटीस सिंड्रोम से प्रभावित 
15 नगर निकायों के स्लम क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति योजना के समन्वय हेतु बिहार शहरी विकास अभिकरण ( बुडा ), 
विकास भवन , नया सचिवालय, पटना -15 को योजना का State Level Nodal Agency ( SLNA ) घोषित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


12 जून 2015 
सं0 04 / जापानी - 17-01 / 2015-2781 - जापानी इनसेफलाईटीस एवं अक्यूट इनसेफाईटीस सिंड्रोम से प्रभावित 
15 नगर निकायों के स्लम क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य स्तर पर प्रधान सचिव की 
अध्यक्षता में State Level Sanctioning Committee (SLSC) के गठन का प्रावधान किया गया है । यह समिति 
योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होगी । यह समिति संबंधित नगर निकायों से प्राप्त DPR का परीक्षण, 
अनुमोदन एवं मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेगा । उक्त के आलोक में State Level Sanctioning 
Committee (SLSC) का गठन निम्नवत् किया जाता है : 

प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एंव आवास विभाग 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग 
प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग 

सदस्य 
निदेशक, नगर पालिका प्रशासन 


1 


अध्यक्ष 


2 


सदस्य 


3 


सदस्य 


4 


5 


सदस्य 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


5 


6 


7 


मुख्य अभियंता ( बुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग 

सदस्य 
सभी संबंधित 15 नगर निकायों के नगर आयुक्त / नगर कार्यपालक पदाधिकारी 

सदस्य 
निदेशक, ( BUDA) (SLNA) 

सदस्य सचिव 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


8 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

5 जून 2015 
सं 0 5 / टी 0 ( याँo) -3-10-104 / 2014 –962 — मुख्य अभियंता ( याँत्रिक) जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना का 
कार्यालय आदेश संख्या- 92 – सह – पठित ज्ञापांक- 1072 दिनांक 08.05.2015 (जिसके अनुपालन में श्री सुरेश प्रसाद 
यादव , कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक ) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल , डिहरी, को कार्यपालक अभियंता ( याँत्रिक) सिंचाई यांत्रिक 
प्रमंडल, गया का अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं श्री शिवेन्द्र शर्मा कार्यपालक 
अभियंता ( याँ ०) क्षेत्र - यंत्र प्रमंडल, दीघा पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता ( याँ ०), सिंचाई 
विद्युत - सह- यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।} को कार्यहित में 
संपुष्ट किया जाता है । 

2. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है । विभाग द्वारा उक्त पद पर नियमित पदस्थापन होते ही यह व्यवस्था स्वतः 
समाप्त हो जायेगा । 
3. इसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन / भत्ता देय नहीं होगा , एवं कोई आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव (प्रबंधन) । 


रिवहन विभाग 


अधिसूचना 

9 जून 2015 
सं 0 05 / स्था ०32 / 2006-2662 — श्री उमेन्द्र राम, पिता स्व 0 रामदयाल राम, ग्राम + पोस्ट -पोआवॉ, थाना - मसौढ़ी, 
जिला- पटना जो परिवहन विभाग के अन्तर्गत नियमित वेतनमान रू. 5200-20200 ग्रेड पे रू . 2400 (पे बैण्ड -1 ) पर डाटा 
इंट्री ऑपरेटर पद पर जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय, पटना में कार्यरत है के द्वारा अपने नाम में परिवर्तन करते हुए 
उमेन्द्र राम के स्थान पर उमेन्द्र कुमार करने का अनुरोध किया गया है । श्री राम द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में 
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या -4714 दिनांक 05.05.1983 में किये गये प्रावधान के आलोक में श्री राम के नाम में 
परिवर्तन करते हुए उमेन्द्र राम के स्थान पर उमेन्द्र कुमार किया जाता है । आदेश निर्गत की तिथि से श्री उमेन्द्र राम डाटा 
इंट्री ऑपरेटर परिवहन विभाग सम्प्रति जिला परिवहन कार्यालय, पटना श्री उमेन्द्र कुमार के नाम से जाने जायेगे । 
2. प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट, अपर सचिव । 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

22 जून 2015 
सं 0 यो ० स्था 04 / 2-16 / 2015-2953 — यो o विo— श्री नीरज वर्मा, कार्यापालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -1, गया के असामयिक निधन हो जाने के फलस्वरूप कार्यहित में श्री प्रवीण कुमार ठाकुर, कार्यपालक 
अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -2, शेरघाटी, गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यापालक 


6 

बिहार गजट , 24 जून 2015 
अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -1, गया के अतिरिक्त कार्य का प्रभार तत्कालिक प्रभाव से सौंपा 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राजेश 

कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अपर 


वन 


अधिसूचना 

28 मई 2015 
सं 0 भा ० व ० से ० ( स्था )17/11( खंड ) -1625 /प 0 व 0 - श्री मिथिलेश कुमार, भा 0 व 0 से 0 ( 80 ), निदेशक , 
सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
(विकास ), बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )17/11 ( खंड)-1626 / प 0 व 0 - डा 0 डी के 0 शुक्ला, भा 0 व 0 से 0 (82 ) अपर 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) , बिहार के द्वारा धारित पद उत्क्रमित होने के कारण इन्हें अपर प्रधान मुख्य 
वन संरक्षक , कार्य योजना अनुसंधान एवं विस्तार के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० भा ० व ० से ० ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1627 / प 0 व 0 - श्री परशुराम 

राम , 

भा 0 व 0 से 0 , ( 84 )निदेशक, 
हरियाली मिशन , बिहार को स्थानांतरित करते हुए 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह - नोडल 
पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व ० से ० ( स्था ) 17/11 ( खंड )-1628 / प ० व ० – श्री यू ० एस ० झा , भा ० व ० से ( 85 ), 
संरक्षक - सह - अपर सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए दिनांक 01.06 . 
15 के प्रभाव से मुख्य वन संरक्षक , संयुक्त वन प्रबंधन , बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड ) -1629 / प 0 व 0 - श्री ए 0 के 0 पाण्डेय , भा ० व 0 से 0 ( 86 ), क्षेत्रीय 
मुख्य वन संरक्षक , भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक , आई 0 टी 0 , बिहार , पटना के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व 0 से 0 ( स्था ० )17/11 ( खंड ) -1630 /40 व 0 - श्री ए 0 के 0 प्रसाद , भा 0 व 0 से 0 (88), वन संरक्षक 
( मुख्यालय), प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक , 
मानव संसाधन एवं विकास , बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था ) 17/1 1 ( खंड ) -1631 /प 0 व 0 - श्री सी 0 पी 0 खण्डूजा , 

खण्डूजा , भा ० व 0 से 0 ( 89) , वन 
संरक्षक , सीवान को स्थानांतरित करते हुए अपने ही वेतनमान में निदेशक , सामाजिक वानिकी , ग्रामीण विकास 
विभाग , बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० भा ० व ० से ० ( स्था ० ) 17/11 ( खंड) -1632 / प 0 व 0 - श्री 

राकेश कुमार, 

भा 0 व 0 से 0 (91 ) , 
सचिव , बिहार राज्य प्रदूशण नियंत्रण पर्शद , पटना को स्थानांतरित करते हुए निदेशक, हरियाली मिशन , बिहार , 
पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड ) -1633 /प 0 व 0 - श्री पी 0 के 0 गुप्ता, भा 0 व 0 से 0 (92), मुख्य वन 
संरक्षक , मानव संसाधन एवं विकास , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , 
भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड)-1634 / प 0 व 0 - श्री अरविन्दर सिंह , भा ० व ० से ० (95 ), 
संरक्षक , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक - सह - अपर सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग , 
पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व 0 से 0 ( स्था 0 )17/1 1 ( खंड ) -1635 / प 0 व 0 - श्री सुधीर कुमार ठाकुर , भा 0 व 0 से 0 ( 95 ), वन 
संरक्षक , पूर्णियाँ को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , अनुश्रवण एवं मूल्यांकण, बिहार , पटना के नवसृजित 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था ० ) 17/11 ( खंड) -1636 / प ० व ० 

-श्री रविशंकर कुमार, 

भा 0 व 0 से 0 ( 95) , 
संरक्षक, गया को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , पूर्णियाँ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 
सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1637 / प 0 व 0 - श्री अभय कुमार, 

भा 0 व 0 से 0 ( 2000) , वन 
संरक्षक, कार्य योजना अनुसंधान एवं विस्तार अंचल , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , पटना के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा 0 व 0 से 0 ( स्था ) 17/1 1 ( खंड) -1638 / प 0 व 0 - श्री सुरेन्द्र सिंह , भा 0 व 0 से 0 ( 2001 ), वन प्रमंडल 
पदाधिकारी , नवादा को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक ( मुख्यालय), प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय , 
बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1639 /40 व 0 - श्री कुन्दन कुमार, भा 0 व 0 से 0 ( 2001), वन 
प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल , भभुआ को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , गया के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


सदस्य 


७ 


वन 


बिहार, 


वन 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


7 


वन 


सं 0 भा ० व 0 से 0 ( स्था ० )17/1 1 ( खंड) -1640 / प 0 व0 -श्री पी 0 के 0 जायसवाल , भा 0 व 0 से 0 (2001 ), 
वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन कार्य नियोजना प्रमंडल , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , सीवान के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1641 / प 0 व 0 - श्री के 0 के 0 अकेला, भा 0 व 0 से 0 ( 2001 ) , 
वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , कार्य योजना अनुसंधान एवं विस्तार 
अंचल , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा 0 व 0 से 0 ( स्था ) 17/11 ( खंड ) -1642 /40 व 0 - श्री सत्यजीत कुमार , भा 0 व 0 से 0 ( 2010), वन 
प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत वन प्रमंडल , मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर 
वन प्रमंडल , भभुआ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1643 / प 0 व 0 - श्री विजय नारायण प्रसाद , बिव0 से 0 , वन 
प्रमंडल पदाधिकारी , पूर्णियाँ को स्थानांतरित करते हुए उप वन संरक्षक , प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय , 
बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से ० ( स्था ) 17/11 ( खंड ) -1644/ प 0 व 0 - श्री अवधेश कुमार ओझा, बि 0 व 0 से 0 , वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, सहरसा को स्थानांतरित करते हुए सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूशण नियंत्रण पर्शद , पटना के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1645 / प 0 व 0 - श्री सुधीर कुमार, बिव0 से 0 , 

प्रमंडल 
पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी ( कार्य योजना), पटना 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )17/11 ( खंड) -1646 / प 0 व 0 - श्री बैधनाथ प्रसाद गुप्ता , बि 0 व 0 से 0 , सहायक वन 
संरक्षक , कार्यालय अपर प्रधान मुख्य 

वन संरक्षक - सह - मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक , बिहार , पटना को 
स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल , पटना के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व 0 से 0 ( स्था )17/11 ( खंड ) -1647/ प 0 व 0 - श्री वीर बहादुर सिंह , बि 0 व 0 से 0 , सहायक 
संरक्षक , कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से ० ( स्था 0 )17/11( खंड ) -1648 / प 0 व 0 - श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, बि 0 व 0 से 0 , सहायक 
वन संरक्षक , कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल 
पदाधिकारी , भोजपुर वन प्रमंडल, आरा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व 0 से 0 ( स्था ) 17/11 ( खंड ) -1649 /40 व 0 - श्री अजित कुमार सिंह , बि 0 व 0 से 0 , उप निदेशक , 
संजय गाँधी जैविक उद्यान , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
सं 0 भा ० व 0 से 0 ( स्था ० ) 17/11 ( खंड ) -1650 / प 0 व 0 - श्री राम कुमार झा , 

राम कुमार झा , बिव0 से 0 , सहायक 
संरक्षक , वन्य प्राणी अंचल , पटना को स्थानांतरित करते हुए परामर्शी, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार , पटना 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । ये उप निदेशक , संजय गाँधी जैविक उद्यान , पटना 
के पद पर अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था ) 17/11 ( खंड )-1651 / प ० व 0 - श्री मिहिर कुमार झा , बि 0 व 0 से 0 , सहायक वन 
संरक्षक , कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास ), बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन 
प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत वन प्रमंडल मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से ० ( स्था 0 )17/11 ( खंड ) - 1652 / प 0 व 0 - श्री दिनेश कुमार दास , बि 0 व 0 से 0 , सहायक 
वन संरक्षक , कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं विकास , बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए 
वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )17/11( खंड ) -1653 /प 0 व 0 - श्री सुनील कुमार सिन्हा , बि 0 व 0 से 0 , सहायक वन 
संरक्षक, कार्यालय वन प्रमंडल, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार चौधरी, अवर सचिव । 


वन 


75500-80000 


28 मई 2015 
सं ० भा ० ( स्था ) - (02) 17/06( खंड- I) -1654/ प 0 व 0 डॉ ० डी 0 के 0 शुक्ला, भा 0 व 0 से 0 (82) को 
भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली, 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा समय - समय 
पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक HAG + वेतनमान रू ० 

@ 3 % 
Increment ) में दिनांक 01.06.2015 के प्रभाव से प्रोन्नति देते हुए इन्हें दिनांक 01.06.2015 के प्रभाव से 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
सं o भा ० ( स्था ) -( 02 )17/06( खंड-I) -1655/40 व 0 - श्री मुरारी जी मिश्र , भा 0 व 0 से 0 

भाव0 से 0 ( 84 ) को 
भारतीय वन सेवा वेतन नियमावली , 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा समय - समय 
पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान HAG ( रू 0 67000-79000 @ 3 % 


8 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


Increment) में दिनांक 01.06.2015 के प्रभाव से प्रोन्नति देते हुए इन्हें दिनांक 01.06.2015 के प्रभाव से 
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , कार्य योजना अनुसंधान एवं विस्तार , बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० ( स्था ) - (02)17/06( खंड- I) -1656 / प 0 व 0 - श्री संतोष तिवारी, भा 0 व 0 से 0 ( 93 ) को भारतीय 
वन सेवा वेतन नियमावली , 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा समय - समय पर 
निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक वेतनमान रू ० 37400-67000 ग्रेड पे 10000 में दिनांक 
01.06.2015 के प्रभाव से प्रोन्नति देते हुए इन्हें दिनांक 01.06.2015 के प्रभाव से क्षेत्रीय मुख्य वन 
संरक्षक , मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार चौधरी , अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 14-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


9 


भाग-2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

16 मई 2015 
सं ० प्र0-8 / विविध - 03-38 / 2012-3124( E ) — सरकार के आदेशानुसार भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया के 
विजयघाट के समीप कोशी नदी पर नवनिर्मित पुल का नामकरण निम्नवत किया जाता है : 

पूर्व नाम 

परिवर्तित नाम 


क्र ० स ० 


1 


2 


3 


1 . 


विजयघाट सेतु बाबा विशुराउत सेतु 
प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी नारायण दास , 
अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव । 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य ) 


अधिसूचनाएं 

28 मई 2015 
सं ० म० / बंदो -94 / 2012-736 — सं 0 म0 / बंदो0-94 / 91-1906 मत्स्य, पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग के 
संकल्प संख्या म0 / बंदो0 39191 (खंड -1) 892 / मत्स्य, दिनांक 22 अप्रैल, 1991 द्वारा राज्य की बहती नदियों तथा नदियों से 
लगे कोल और ढ़ाव की बंदोवस्ती नहीं कर उनमें परम्परागत मछुआरों को तत्कालिक प्रभाव से निःशुल्क शिकारमाही की 
अनुमति दिये जाने से संबंधित सरकार के निर्णय की घोषणा की गयी थी । उक्त निर्णय के आलोक में अध्यक्ष, मत्स्य पालक 
विकास अभिकरण - सह -जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 12.06.2013 को आहूत सक्षम समिति की बैठक 
में लिए गये निर्णयानुसार चौसा प्रखंड स्थित 7 ( सात ) नदी नामित जलकर हैं ( सूची संलग्न)। राज्य सरकार , बिहार ने एतद् 
द्वारा निदेश दिया है कि इन अधिसूचित जलकरों की बंदोवस्ती नहीं होगी और इनमें निःशुल्क शिकारमाही परम्परागत मछुआरों 
द्वारा हीं निम्नलिखित शर्तों पर किया जायेगा । वर्तमान बंदोवस्ती की अवधि समाप्त होने पर, निःशुल्क शिकारमाही प्रभावी 
होगी । परम्परागत मछुआरों की पहचान और पहचान - पत्र दिये जाने की कार्रवाई अलग से की जा रही है । पहचान - पत्र में 
मछुआरों के फोटो के साथ ही उनका नाम पूरा पता एवं मछली मारने की सीमा भी उल्लिखित रहेगी : 

1. निःशुल्क शिकारमाही की शर्ते । 
( क ) 15 जून से 15 अगस्त तक जो मछलियों के प्रजनन की अवधि है, में शिकारमाही पूर्णतः बंद रहेगा । 
( ख ) पालने वाली मछलियों के किसी भी नश्ल की अंगुलिकाओं की शिकारमाही नदियों में प्रतिषेध होगी । 
(ग ) 4 से 0 मी 0 से कम का फांसा जाल (गिल नेट ) का उपयोग नदियों में प्रतिषेध होगा । 
( घ) सभी शिकारमाही हेतु डायनामाईट या विस्फोटक पदार्थ, जहर या अन्य जहरीले पदार्थों का उपयोग 

प्रतिषेध होगा । 
( ड ) मछलियों के आने जाने के रास्तों पर बाड़ी या किसी प्रकार के घेरा नदियों में प्रतिषेध होगा । 


एकड़ में 


1 


750 


3 


69 


158 


5.00 


765 


4 


495 


9.00 


5 


6 


10 

बिहार गजट , 24 जून 2015 
2. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 ( समय - समय पर यथा संशोधित 2007 एवं 2010) की धारा (13) 
के आलोक में 15 जून से 15 अगस्त तक मछलियों के प्रजनन के कारण शिकारमाही पर पूर्ण प्रतिषेध है इसलिए परम्परागत 
मछुआरों की पहचान - पत्र के आधार पर, इस अवधि में नदियों से स्पॉन पकड़ने का अधिकार होगा । 

3. कोई भी व्यक्ति जो बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 के धारा (13) के उप - धारा (i ) से ( v) के 
उल्लंघन करने का अपराध करेगा, वह उक्त अधिनियम के धारा 17 (ii) द्वारा यथा उपबंधित सजा का दायी होगा । 
बक्सर जिलान्तर्गत , चौसा अंचल में हस्तांतरित नदी, नामीत जलकरों की विवरणी 

जिला मत्स्य कार्यालय, बक्सर 
क्रम हस्तांतरित नदी का खाता खेसरा रकबा 

वार्षिक बंदोवस्ती की मंतव्य 
सं ० नाम 

सं ० सं ० 

सुरक्षित जमा स्थिति 

की राशि 
कर्मनाशा नदी, रामपुर 902 01, 11 10.00 

1155 

2012-13 से 

2018-19 तक 
2 कर्मनाशा नदी, डिहरी 

10.00 1195 

तथैव 
कर्मनाशा नदी, रोहनीमान 

तथैव 
कर्मनाशा नदी, जलीलपुर 

125, 74 

1835 

तथैव 
कर्मनाशा नदी, सोनवा 
354 

01 15.00 3450 

तथैव 
कर्मनाशा नदी, सिकरौल 369, 307 55, 56 26.79 

2490 

अबंदोवस्त 
7 धर्मावती नदी, नरबतपुर 

2.50 300 

तथैव 
बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

( ह ० ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 

28th May 2015 
No. सं ० म ० / बंदो -94 / 2012-736— Vide resolution no. Fish/settlement 39191 (part -1) 892 / 
fisheries dated 22.04.1991 and vide Resolution No. fish Settlement 134 /91-1996 fish (M ) it was decided 
by the state Govt. to not settle the flowing rivers and other attached drainage (Koal) and Dhab and 
further decided to give free fishing rights to the traditional fishermen with immediate effect. In view of 
aforesaid decision a meeting was held on 12.06.2013 under the chairmanship of fish farmer s 
development Agency -cum- District Magistrate , Buxar and it was resolved that 7 (seven ) nominated 
rivers ( list attached ) in Chausa Block , for which , the State Government has hereby directed that there 
would be no settlement of the aforesaid notified rivers and free fishing will be done by the traditional 
fishermen on the following conditions and free fishing will come into effect on completion of the present 
settlement period . The identification of traditional fishermen and issuing identity cards to them will be 
done separately. The photograph of the fisherman and their name and addresses including their 
respective area of fishing shall be indicated in their identity card with tenure of fishing . 

1. Condition for free fishing. 
(a) During breeding period of fishes, fishing in rivers shall be prohibited from 15th June to 

August. 
(b ) Fishing net or gill net with less than 4cm .Mesh size shall be prohibited in river. 
(c ) Fishing of fingerlings of culturable fishes of any species shall be prohibited . 
(d ) Putting offence or any obstruction restricting the movement of fish shall be prohibited in 

river. 
( e) Use of dynamite or explosives, poison and poisons chemicals for fishing shall be 

prohibited . 
2. Since there is total prohibition of fishing between 15 June to 15 August due to breeding of 
fishes in view of section 13 of the Bihar Fish Jalkar Management Act, 2006 (as amended from time to 
time) hence during this period the right to catch the spawn from river will be based on identity card of 
traditional Fishermen . 


15th 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


11 


no . 


1 


3. Any person who shall commit offence of contravention under sub -section (i) to (v ) of section 
13 of Bihar Fish Jalkar Management Act, 2006 shall be liable to punishmentwith such imprisonment as 
provided for by section 17 ( ii ) of the said Act. 
Sl. 

Name of transferred river Khata Khesra Area Annual reserve Status of Opinion 
No. 

No. ( In acre ) amount settlement 
Karmnasha river, Rampur 902 01. 11 

10.00 1155 

2012-13 to 

2018-19 
2 Karmnasha river, Dihari 750 

10.00 1195 

-do 
3 Karmnasha river, 

69 158 5.00 765 

-do 
Rohiniman 
4 Karmnasha river , Jalilpur 495 125,74 9.00 

1835 

-do 
5 Karmnasha river, Sonwan 354 

01 15.00 3450 

-do 
6 Karmnasha river, Sikraul 369,307 55,56 26.79 

2490 

Not settled 
7 Dharmawati River, 

2.50 300 

-do 
Narbatpur 

By the order ofGovernor of Bihar , 
Sd/ -Illezible , Deputy Secretary . 


सं ० बाढ़ ( मो ०)सिं0-18 / 2009 अंश -1405 

जल संसाधन विभाग 


विषय : 


संकल्प 

4 जून 2015 
वर्ष 2015 बाढ़ के दौरान राज्य स्थित नंदियों पर तटबंधों / अन्य आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा के निमित्त 

स्थल पदाधिकारियों को परामर्श प्रदान करने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक बलों का गठन के सम्बन्ध में । 
1. विगत वर्ष के भांति बाढ़ के दौरान आक्राम्य की स्थिति उत्पन्न होने पर कम से कम समय में कटाव स्थल पर पहुँच 

कर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के स्वरूप का निर्धारण कर कटाव स्थलों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य 
सरकार का दायित्व है । इस दृष्टिकोण से "बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 
लागू है जिसके अधीन बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के प्रबोधन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों की भूमिका परिभाषित है । इसके 
अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन हेतु परिचालित मानक संचालक प्रक्रिया एवं समय - समय पर 

कार्यपालक आदेश के तहत भी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु निदेश निर्गत किये जाते हैं । 
2. बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के प्रबोधन में अनुभव की अहम् भूमिका रही है । अतः क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बाढ़ 

संघर्षात्मक कार्यों के सम्पादन में परामर्श देने के निमित्त सेवा निवृत अभियंता प्रमुख / मुख्य अभियंता / अधीक्षण 
अभियंता को निम्न रुपेण नदी बेसिनवार 13 ( तेरह ) अदद् बाढ़ संघर्षात्मक बलों के लिए अध्यक्ष के रुप में मनोनीत 

किया जाता है । 
क्र ० सं ० 

क्षेत्र 

मुख्यालय 


अध्यक्ष का नाम 


1 


2 


3 


4 


1 . 


वीरपुर 


2. 


सहरसा 


3 . 


भपटियाही 


श्री जनक कुमार सिंह, सेवानिवृत अधीक्षण वीरपुर बराज से उपर ( नेपाली तटबंध सहित ) 
अभियन्ता 
श्री महेन्द्र चौधरी, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता पूर्वी कोशी तटबंध के 40.00 कि 0 मी 0 से 125 . 

00 कि 0 मी 0 तक 
श्री अरूण कुमार सिन्हा, सेवानिवृत मुख्य वीरपुर बराज के नीचे 40.00 कि 0 मी 0 तक 
अभियन्ता 

पूर्वी कोशी तटबंध 
श्री 

राय, सेवानिवृत अधीक्षण पश्चिमी तटबंध प्रमंडल , कुनौली एवं पश्चिमी 
अभियन्ता 

तटबंध प्रमंडल, निर्मली के कार्य क्षेत्र 
श्री शीतल चन्द्र झा , सेवानिवृत अधीक्षण महानन्दा, गंगा एवं पूर्णियाँ परिक्षेत्र 
अभियन्ता 
श्री देवेन्द्र झा , सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता बाढ़ नियंत्रण अंचल , दरभंगा एवं रूपांकण 

अंचल समस्तीपुर का कार्य क्षेत्र 


4 . 


आश्रम 


निर्मली 


5 . 


कटिहार 


6 . 


दरभंगा 


12 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


1 


2 


3 


7 . 


8 . 


9 . 


पटना 


10 . 


11. 


का 


12. 


13. 


3. 


4 . 


क्र ० सं ० अध्यक्ष का नाम 

क्षेत्र 

मुख्यालय 

4 
श्री शैलेश कुमार सिंह, सेवानिवृत मुख्य बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर एवं खगड़िया खगड़िया 
अभियन्ता 

का कार्य क्षेत्र 
श्री उमाशंकर सिंह, सेवानिवृत अभियन्ता गंगा नदी पर नवगछिया स्थित इस्माईलपुर भागलपुर 
प्रमुख 

बिन्दटोली, राधोपुर एवं अन्य स्थानीय नदियाँ 
श्री प्रकाश चन्द्र , सेवानिवृत अधीक्षण गंगा नदी पर नवगछिया स्थित इस्माईलपुर भागलपुर 
अभियन्ता 

बिन्दटोली, राधोपुर एवं अन्य स्थानीय नदियाँ 
श्री अबुल हयात, सेवानिवृत अभियन्ता प्रमुख मुख्य अभियन्ता, पटना, औरगावाद , गया , 

डिहरी के कार्य क्षेत्र हेतु 
श्री अबुल हमीद, सेवानिवृत अधीक्षण पिपरा -पिपरासी तटबंध 

गोपालगंज 
अभियन्ता 
श्री जवाहर राय, सेवानिवृत अधीक्षण 

मुख्य अभियन्ता, सिवान 

परिक्षेत्र सिवान 
अभियन्ता 

(पिपरा –पिपरासी तटबंध छोड़कर ) 
श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत अधीक्षण मुख्य अभियन्ता, बाल्मीकीनगर का कार्य क्षेत्र मोतिहारी 
अभियन्ता 
श्री किशोर कुमार , सेवानिवृत अधीक्षण मुख्य अभियन्ता , मुजफ्फरपुर का कार्य क्षेत्र मुजफ्फरपुर 

अभियन्ता 
उपरोक्त के अतिरिक्त श्री वृजनन्दन प्रसाद सेवा निवृत अभियन्ता प्रमुख , श्री आनन्द किशोर प्रसाद शाही, सेवा 
निवृत मुख्य अभियन्ता, एवं श्री परमेश्वर प्रसाद, सेवा निवृत अधीक्षण अभियन्ता को सुरक्षित अध्यक्ष, के रूप में 
मनोनित करने हेतु चयन करने पर निर्णय लिया गया है जिन्हें बाढ़ अवधि 2015 में आवश्यकतानुसार आक्राम्य 
स्थलों पर भेजा जायेगा । 
समिति के लिये निर्धारित विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है : 
(i ) आक्राम्य स्थलों की पहचान कर इनकी सुरक्षा हेतु तुरंत परामर्श प्रदान करना । 
( ii ) बाढ़ सामग्रियों की उपलब्धता का आकलन एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सामग्रियों के प्रबंधन हेतु 

परामर्श प्रदान करना । 
(iii ) अतिसंवेदनशील स्थलों पर कम से कम समय में पहुँचकर बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के स्वरूप निर्धारण में 

परामर्श प्रदान करना । 
( iv ) स्थलीय स्थिति का दैनिक प्रतिवेदन सीधे केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना एवं संबंधित मुख्य अभियंता 

को उपलब्ध कराना । 
बाढ़ संघर्षात्मक बल बाढ़ अवधि में 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच अपने - अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति 
सुनिश्चित करेगें । 
बाढ़ संघर्षात्मक बल के आवासन, परिवहन इत्यादि की व्यवस्था संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी । 
जिला प्रशासन एवं विभागीय अभियंताओं के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग , बिहार द्वारा 
बाढ़ संघर्षात्मक बल हेतु एक राजपत्रित पदाधिकारी सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा । 
मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन बाढ़ संघर्षात्मक बल के लिए सदस्य के रुप में एक कार्यपालक अभियंता, एक 
सहायक अभियंता एवं दो कनीय अभियंता को मनोनीत करेगें । सामान्य रुप से मनोनीत पदाधिकारी अकार्य कोटि 
से लिये जायेंगे । 

समिति के अध्यक्ष ( सेवा निवृत ) को देय मानदेय संबंधी आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा । 
10. उपरोक्त बाढ़ संघर्षात्मक अध्यक्षों के परामर्श का यह अर्थ नहीं होगा कि संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, 

कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जायेंगे । उनकी 
जबाबदेही यथावत रहेगी । बाढ़ संघर्षात्मक बल मूलतः परामर्श प्रदान करने के दृष्टिकोण से गठित किया गया है । 
बिहार सिंचाई , बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 एवं अन्य विभागीय अनुदेशों के आलोक में 
आक्राम्य स्थलों की पहचान करना, उनपर निगरानी रखना, आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का कार्यान्वयन 
कराना, बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अतिसंवेदनशील स्थलों पर कम से कम समय 
में पहुँचकर कार्यों के स्वरूप को निर्धारण करना, स्थलीय स्थिति का दैनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 


5 . 


6 . 
7 . 


8 . 


9 . 


। 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


13 


को उपलब्ध कराने का कार्य स्थल पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है एवं इसका वहन उनके द्वारा किया जाता रहेगा । 


आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 14-571 + 100- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 24 जून 2015 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं ० 765 — मैं , सुमेध पुत्र सुजय कुमार निवासी मकान सं0 172 रोड नं0 8ए राजेन्द्र नगर पटना -800016, नोटरी 
एफिडेविट नं 0 2952 दिनांक 28.01.2014 द्वारा सुमेध कुमार प्रसाद के नये नाम से जाना जाऊँगा । 

सुमेध । 


No. 765— I, Sumedh S /O Sujay Kumar R /O House No. 172 Road No. 8A Rajendra Nagar 
Patna - 800016 declare vide Afdvt No. 2952 dated 28.01.2014 that now onwards I shall be known as 
Sumedh Kumar Prasad for all purpose . 

SUMEDH. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 14-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


